सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

24 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


संख्या - 27 राँची , 
27 राँची , बुधवार 


विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग 1 – नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 226-234 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 –– स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 

भाग 1 –ख - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी . एस . सी . , एम.ए. , एम.ए.सी. , लॉ भाग और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 


भाग 3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


पृष्ठ 


भाग - 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरः अस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक 
भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 9 - क – बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 

पूरक -- 

पूरक " अ " 


227 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 
भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 
26 जुलाई , 2022 


संख्या -1 / विविध -816 / 2022 का०- 4584 -- श्री सुखदेव सिंह भा.प्र.से. ( झाः 1987 ) , मुख्य सचिव , 
झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के नियम 10 , 11 , 12 , 13 , 15 एवं 20 के 
तहत दिनांक 04.07.2022 से 15.07.2022 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति , 
दिनांक 16.07.2022 एवं 17.07.2022 के शनिवारीय / रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त 
अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


----- 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
21 जुलाई , 2022 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


संख्या - 4 / नि ० सं०-12-14 / 2018 का.- 4452 - - श्री देवराम भगत , सेवानिवृत्त झा ० प्र ० से ० के उपभोग 
की गयी अवकाश अवधि दिनांक 01.10.2017 से 15.11.2017 तक ( कुल 46 दिन ) को झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


--------- 


ब्रह्मदेव मोदी , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 
15 जुलाई , 2022 


228 


संख्या - 1 / विविध -826/2017 का०- 4255 -- श्री अनन्य मित्तल , भा.प्र.से. ( झा : 2015 ) , उपायुक्त , 
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को निजी व्यय पर विदेश ( तुर्की ) की यात्रा की अनुमति , उक्त हेतु अखिल 
भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
15.07.2022 से 23.07.2022 तक कुल 9 दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex India Leave ) की स्वीकृति 
तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमती प्रदान की जा सकती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


229 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


MAYA DEVI KALAWATI DEVI ALLISH ANUP KUMAR SINGH , 

शपथ पत्र सं ० 143 , दिनांक 17 अगस्त , 2022 के अनुसार MAYA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 
MAYA DEVI एवं KALAWATI DEVI ALLISH दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - VILL.- MERLAY , 

P.O. KARRA , 

P.S.- KARRA , 

DIST . - KHUNTI , 

PIN - 835209 
JHARKHAND . 


RESIDENT OF - 


प्रकाशनार्थ सूचना 


प्रकाशनार्थ सूचना 

NAG , 

मैं UPENDRA NAG अन्य नाम MOHIT KACHHAP पिता Late MANGAL 
शपथ पत्र सं ० 70 , दिनांक 1 अगस्त , 2022 के अनुसार UPENDRA NAG के नाम से जाना जाऊँगा । 
UPENDRA NAG एवं MOHIT KACHHAP दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


VILL.- TAKRA , 

P.O.- HATUDAMI , 

P.S.— KHUNTI , 


DIST . - KHUNTI , 

JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं 

PUJA KUMARI अन्य नाम BABITA KUMARI पति RAHUL KUMAR 
UPADHAYAY , शपथ पत्र सं ० 184 , दिनांक 11 अगस्त , 2022 के अनुसार PUJA KUMARI के नाम 
से जानी जाऊँगी । 

PUJA KUMARI एवं BABITA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF VILL.- MAJHIAON , KHURD , 

P.O. & P.S. – MAJHIAON , 

DIST.- GARHWA , 


RESIDENT OF - 


JHARKHAND . 


--------- 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं KANUPRIYA SINGH अन्य नाम KANUPRIYA पति SRI UJJWAL VIKAS , शपथ पत्र 
सं ० 2142 , दिनांक 20 दिसम्बर , 2021 के अनुसार KANUPRIYA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 
KANUPRIYA SINGH एवं KANUPRIYA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


SUSHILA ENCLAVE , 

FLAT NO . - F - 5 , 

NEW KARMIK NAGAR , 

P.O. I.S.M. , 

P.S. – SARAIDHELA , 

DIST.- DHANBAD , 


JHARKHAND . 


230 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


231 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं MINA SINGH अन्य नाम MINA RAY एवं MINA RAI पति INDRAJEET KUMAR , 
शपथ पत्र सं ० 254 , दिनांक 13 अगस्त , 2022 के अनुसार MINA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 
MINA SINGH , MINA RAY एवं MINA RAI तीनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


RESIDENT OF - 


H. NO.- 602 , LOWER HATIA , 
SUNDAY MARKET , 

LOWER HATIA , HATIA , RANCHI , 
JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं BANDU ORAON अन्य नाम GANDU ORAON पिता Late LEDA ORAON , शपथ पत्र 
सं ० 13455 , दिनांक 25 जून , 2022 के अनुसार BANDU ORAON के नाम से जाना जाऊँगा । 
BANDU ORAON एवं GANDU ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


VILL.- ULTI , 

P.O.- GHAZNI , 

P.S.- KAIRO , 

DIST.- LOHARDAGA , 


JHARKHAND . 


-------- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


RESIDENT OF - 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं ASHISH THAKUR अन्य नाम BASUDEV THAKUR पिता Late JHARI THAKUR , 
शपथ पत्र सं ० 01976 , दिनांक 19 जुलाई , 2022 के अनुसार ASHISH THAKUR के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

ASHISH THAKUR एवं BASUDEV THAKUR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


VILL.- PANDRI , 

P.O.- TARATAND , 

P.S.— TARATAND , 

DIST.- GIRIDIH , 
JHARKHAND . 


--------- 


232 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RAJAN 

KUMAR SINGH , RISHABH KUMAR SINGH ( अन्य नाम 
GOLU KUMAR ) का पिता शपथ पत्र सं ० 656 , दिनांक 9 जुलाई , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ 
कि मेरा बेटा RISHABH KUMAR SINGH ( जन्म तिथि 1 जनवरी , 2010 ) के नाम से 
जाना जायेगा । 

RISHABH KUMAR SINGH एवं GOLU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - FLAT NO . 201 , VIKAS RESIDENCY , 

SHIVAJEE NAGAR , 

DUMARDAGA , 


RANCHI , 

JHARKHAND . 


233 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं PARWA DEVI अन्य नाम SOMAR DEVI पति TUKLAL RAM , शपथ पत्र सं ० 78 , 
दिनांक 16 अगस्त , 2022 के अनुसार PARWA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

PARWA DEVI एवं SOMAR DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF VILL.- BIGHA , 


P.O.- PHULWARIYA , 

P.S. – NAWALSHAHI , 

DIST.- KODERMA , 


JHARKHAND . 


▬▬▬▬ 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं USHA RANI SANDIL अन्य नाम USHA RANI LAKRA पति BINKAS CHALAS 
LAKRA , शपथ पत्र सं ० 431 , दिनांक 26 फ़रवरी , 2022 के अनुसार USHA RANI SANDIL के नाम 
से जानी जाऊँगी । 

USHA RANI SANDIL एवं USHA RANI LAKRA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - SHILAMANI ASHIYANA , 

KONKA , KATHARTOLI , 

OPP . YMCA , BAHU BAZAR , 

P.S. – LOWER BAZAR , 


DIST . - RANCHI , 

JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


RESIDENT OF 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RAIFAL ORAON अन्य नाम SAMIR ORAON पिता BAUDHA ORAON , शपथ पत्र 
सं ० 1017 , दिनांक 17 अगस्त , 2022 के अनुसार RAIFAL ORAON के नाम से जाना जाऊँगा । 
RAIFAL ORAON एवं SAMIR ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


VILL.- RAJDHAR , 

P.O.- BAHERA , 

P.S.- PIPARWAR , 

DIST.- CHATRA , 

PIN - 825321 

JHARKHAND . 


--------- 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं ROJALIA TIRKEY अन्य नाम ROJO MINJ पति Late PAULUS MINJ , शपथ पत्र 
सं ० 36 , दिनांक 8 अगस्त , 2022 के अनुसार ROJALIA TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी । 
ROJALIA TIRKEY एवं ROJO MINJ दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - CHANHO ROAD , CHAMPADIH , 
RAGHUNATHPUR , CHANHO , 


RANCHI , 

PIN - 835214 

JHARKHAND . 


234 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 27 50 I 


